रजिस्ट्री संडी एल - 33001 / ११ 


P - 33001 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33001/99 


म्स्पाजपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


( ? 


. . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 23 ] 
No. 23 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , नवम्बर 10 , 2001 / कार्तिक 19 , 1923 
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10 , 2001/KARTIKA 19 , 1923 


INT 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड4 
PARTI - Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर , 2001 
का . नि . आ . 205, -- रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 ( 1903 की 7 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार 
एतदद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि जम्मू - कश्मीर राज्य के सांबा में 2203 एपी ( 22 एम्यूनिशन कंपनी ) के निकट 
होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड 
( ग ) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है , अर्थात् : 

अनुसूची 
जम्मू - कश्मीर राज्य में रक्षा संकर्म अर्थात् 2203 एपी ( 22 एम्यूनिशन कंपनी ) की बाहरी परिधि से 900 मीटर की दूरी के भीतर के क्षेत्र में 
आने वाली समस्त भूमि । 
2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्रनशे का निरीक्षण उपायुक्त , जिला जम्मू के कार्यालय में किया जा सकता है । 

[ सं. 4/ 51491/क्यू एल ( उत्तर )/539ए ] 

ललित चौहान, अवर सचिव 
MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 15th October, 2001 
S. R . O . 205 .- - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the 
Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specfied in clause (c) of Section 7 of the 
said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below , being land lying in the vicinity 
of 2203 AP (22 Amn Coy ) at Samba in the State of Jammu and Kashmir , in order that the said land may be kept free from 
buildings and other obstructions, namely : - - 
3366 GV2001 

(667 ) 


668 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 10 , 2001/KARITKA 19 , 1923 


[ PART II - SEC. 4 ] 


- - 


- , . - - - - - 


SCHEDULE 
All land comprised in the area lying within the distance of 900 meters from the outer perimeter of the Works of 
Defence namely 2203 AP ( 22 Amn Coy ) in the State of Jammu and Kashmir , 
2 . A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of Deputy Commissioner, Distt . Jammu. 

[ No. A/51491/ Q3LNorth )/ 539A] 

LALIT CHAUHAN, Under Secy. 
नई दिल्ली , 15 अक्तूमर, 2001 
का . नि . आ . 206. - रक्षा संकर्म अधिनियम , 1903 ( 1903 की 7 ) की धारा ३ द्वारा प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार 
पद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि जम्मू - कश्मीर राज्य के उधमपुर में 1 एफ ओ डी के निकट होने के कारण 

भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट 
नबंध गाया जाना आवश्यक है । 
2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला उधमपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 

अनुसूची 
जम्मू - कश्मीर राज्य में रक्षा संकर्म अर्थात् 1 एफ ओ डी उधमपुर की बाहरी परिधि से 457 .20 मीटर की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने 
वाली समस्त भूमि । 

[ सं. ए/ 51491/ क्यू 3एल ( उत्तर )/ 539जी/ 1161 / अ. स.( सी ) /रक्षा( भूमि ) ] 

ललित चौहान, अवर सचिव 
New Delhi, the 15th October, 2001 
S . R . O . 206 . - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 ( 7 of 1903) , the 
Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specfied in clause (c) of Section 7 of the 
said Act upon thc use and enjoyment of the land described in the Schedule given below ,being land lying in the vicinity 
of 1 FOD at Udhampur in the State of Jammu and Kashmir, in order that the said land may be kept free from buildings and 
other obstructions . 
2 . A sketch plan of the said land may be inspected in the Office ofDeputy Commissioner , UdhampurDistt . 

SCHEDULE 
All land comprised in the arca lying within the distance of457.20 meters from the outer perimeter of the Works 
of Defencc namely I FOD at Udhampur in the State of Jammu and Kashmir. 

No. A /51491/Q3L (North )/ 539 G / 1161/US (C )D (Lands) 

LALIT CHAUHAN , Under Secy. 
नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 207. - रक्षा संकर्म अधिनियम , 1903 ( 1903 की7 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार 
एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इसके माथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जम्मू - कश्मीर राज्य के किचमा ( बारामूला ) में 192 एपी के निकट होने 
के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड ( ग ) 
में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है । 
2. उपर्युक्त भूमि को योजना से संबंधित रखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, बारामूला के कार्यालय में किया जा सकता है । 

अनुसूची 
जम्मू- कश्मीर अग्य में रक्षा संकर्म 192 ए पी किचमा ( बारामूला) की बाहरी परिधि से 2000 यार्ड्स की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली 
समस्त भूमि । 

[ सं. ए/51491/ फ्यू 3एल ( उत्तर ) / 539ई/1162/ अ . स.( सी )/रक्षा( भूमि ) ] 

ललित चौहान , अवर सचिव 
New Delhi, the 15th October , 2001 
S. R . O . 207 . — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903 ), the 
Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restritiros sperired in clarisc (c ) of Section 7 of 
the said Act upon the use and enjoyment of the land situated in the district Li Tramulla ( in the St ite of Jammu and 
Kashmir ) described inthe Schedule hereto annexed, being land in the vicinity of 112 APat Kitchamis ( Baramulla ) inthe 
State of Jammu and Kashimur, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions. 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 10, 2001 / कार्तिक 19, 1923 


669 


2. The sketch plan of the said land may be inspected in the Office ofDeputy Commissioner , Baramulla . 

SCHEDULE 
All the land comprised in the area lying within the distance of 2000 yards around the outer perimeter of the 
Works of Defence namely 192 AP at Kitchama (Baramulla ) in the State of Jammu and Kashmir. 

No. A/ 51491/ Q3LINorthy539E/1162/ US( C) DILands )] 

LALIT CHAUHAN , Under Socy . 
नई दिल्ली , 29 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 208. - रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 ( 1903 की 7 ) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार 
एतद्द्वारा घोषणा करती है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पंजाब राज्य के ऊंचीयस्सी में 18 फील्ड गोलाबारूद डिपो के निकट होने के कारण 
इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट 
प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है । 
2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त , होशियारपुर ( पंजाब ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 

अनुसूची 
पंजाब राज्य में रक्षा संकर्म अर्थात् 18 फील्ड गोलाबारूद डिपो ,ऊंचीबस्सी की बाहरी परिधि से 914 मीटर की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने 
पाली समस्त भूमि । 

[ सं . ए/51491/ क्यू उएल ( उत्तर) / 539बी ] 

ललित चौहान, अपर सचिव 
New Delhi, the 29th October , 2001 
S . R . O . 208 . — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903) , the 
Central Government hercby declares that it is necessary to impose restrictions specfied in clause (c ) of Section 7 of the 
said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below , being land lying in the vicinity 
of 18 Field Ammunition Depot at Unchibassi in the State of Punjab , in order that the said land may be kept free from 
buildings and other obstructions. 
2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of Deputy Commissioner , Hoshiarpur ( Punjab ) . 

SCHEDULE 
All land comprised in the arca lying within the distance of 914 metres from the outer perimeter of the Works of 
Defence namely 18 Ficld Ammunition Depot at Unchibassi , inthe State of Punjab. 

No. A/ 51491/ Q3L ( Nonh)/ 539B] 

LALIT CHAUHAN, Under Secy. 
नई दिल्ली , 29 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 209. - रक्षा संकर्म अधिनियम , 1903 ( 1903 की 7 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार 
एतद्वारा घोषणा करती है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जम्मू कश्मीर राज्य के उधमपुर में 3 गोलाबारूद उप डिपो के निकट होने के कारण 
इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड ( ग ) में निर्दिष्ट 
प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, अर्थात् : 

अनुसूची 
जम्मू कश्मीर राज्य में रक्षा संफर्म अर्थात् उदमपुर में 3 गोलाबारूद उप डिपो की बाहरी परिधि से 1000 गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र 
में आने वाली समस्त भूमि । 
2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त , उधमपुर जिला के कार्यालय में किया जा सकता है । 

[ सं. ए/ 51491/ क्यू 3एल ( उत्तर )/ 539एफ ] 

ललित चौहान, अवर सचिव 
New Delhi, the 29th October, 2001 
S .R . O . 209 . - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the 
Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specfied in clause (c ) of Section 7 of the 


670 


HE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 10 , 2001/KARTIKA 19 , 1923 


(PART II — Sec. 4 ) 


L 


said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below , being land lying in the vicinity 
of 3 Ammunition Sub Depot at Udhampur in the State of Jammu and Kashmir in order that the said land may be kept free 
from buildings and other obstructions namely : 

SCHEDULE 
All land comprised in the area lying within the distance of 1000 yards from the outer perimeter of the Works of 
Defence namcly 3 Ammunition Sub Depot at Udhampur in the State of Jammu and Kashmir 
2 . A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of Deputy Commissioner , Udhampur District. 

[ No. 051491/ Q3LNorth)/ 539F ] 

LALIT CHAUHAN , Under Secy. 
नई दिल्ली , 11 अक्तूबर, 2001 
का. नि . आ . 210 . - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , दक्षिण कमान् द्वारा कर्नल सुभाष पाटिल और कर्नल जी . इलांगोवन के त्यागपत्र 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड , पुणे में सदस्य के दो पद रिक्त हो गये हैं । 

[ फा. सं. 19 / 11 / पुणे/ सी/ डीई/2001 / 4623 / छी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा , अवर सचिव 
New Delhi, the 11th October, 2001 
S. R. 0 . 210 . - In pursuance of Sub -section( 7) of Section 13 of theCantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifies that Two vacancies have occurred in the membership of the Cantonment Board , Pune by 
reasons of acceptance by the General Officer Commanding - in -Chief , Southern Command of resignation of Col. Subhas 
Patil and Col. G. Ilangovan. 

[ F. No. 19 /11 / Pune/ C / DE/2001/ 4623 / D ( Q & C )] 

D . R . MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 211. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर पुणे ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( ३ ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
कर्नल ओ. पी. पनवर और कर्नल ए . एस. सहरावत को छावनी बोर्ड, पुणे के सदस्य मनोनीतकिये हैं । यह मनोनयन कर्नल सुभाष पाटिल और कर्नल 
जी . इलांगोवन के स्थान पर किये गये हैं जिनके त्यागपत्र स्वीकृत हो चुके हैं । 

[ फा. सं. 19 /11/ पुणे/ सी/ डीई/ 2001 / 4623 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi , the llthOctober, 2001 
S . R . O . 211 . - -In pursuance of Sub - section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonment Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifics that Col . O . P. Panwar and Col . A. S. Sehrawat have been nominated as members of the 
Cantonment Board , Punc by the Station Commander, Pune in exercise of the powers conferred under clause ( e ) of Sub 
section ( 3 ) of Section 13 of that Act vice Col. Subhas Patil and Col . G. Ilangovan whose resignations have been accepted . 

F. No . 19/11/ Pune/ C/DE/ 2001/4623/ D ( Q C )] 
F. No . 19/ 11 

D . R . MEHRA , Under Secy. 
नई दिल्ली , 11 अक्तूबर , 2001 
का. नि . आ . 212.--- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा (7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , पश्चिम कमान द्वारा मेजर एस . एस. रंधावा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड, फिरोजपुर में सदस्य के एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं. 19 /09/फिरोजपुर/ सी / डीई/ 2001/4602 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 11th October, 2001 
S . R . O . 212.-- - In pursuance of Sub -section (7) ofSection 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notiſies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Ferozepur by 
reasons of acceptance by ilic General Officer Commanding - in -Chief , Western Command of resignation ofMajor S . S . 
Randhawa. 

[ E. No. 19/09/ Ferozepur / C/ DE/2001/ 4602/ D ( Q & C )] 

D . R . MEHRA , Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 10, 2001/ कार्तिक 19 , 1923 


671 


नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 213. -- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , फिरोजपुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए ले. कर्नल श्रीष शर्मा को छावनी बोर्ड, फिरोजपुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर एस. एस. रंधावा के स्थान पर किया गया है 
जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 


[ फा . सं. 19/ 09 /फिरोजपुर सी/ डीई / 2001/ 4602 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा, अपर सचिव 


New Delhi, the 11th October, 2001 


S . R. 0 . 213. - --In pursuance of Sub - section( 7) of Section 13 ofthe Cantonment Act , 1924 ( 2of 1924 ) the Central 
Government hereby notifies that Lt. Col. Shreesh Sharma has been nominated as members of the Cantonment Board , 
Ferozepur by the Station Commander, Ferozepur in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub - section (3 ) of 
Section 13 of that Act vice Maj. S . S . Randhawa whose resignations have been accepted . 


[ F. No. 19/09/ Ferozepur/ C/ DE/ 2001/ 4602/ D( Q & C )] 

D. R. MEHRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 11 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 214. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ, पश्चिम कमान् द्वारा ले. कर्नल डी. डी. चेतल का त्यागत्र स्वीकार कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड , डगशाई में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 


[ फा. सं. 19/54/ गशाई/ सी / डीई/2001/ 4603 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा, अवर सचिव 


New Delhi, the 11th October , 2001 


S. R. O . 214. - In pursuance of Sub - section ( 7) of Section 13 of the Cantonment Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifics that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Dagshai by 
reasons of acceptance by the General Officer Commanding - in - Chief , Western Command of resignation ofLt. Col. D . D . 
Chetal. 


[ E. No . 19/ 54/ Dagshai/ CDE/ 2001/ 4603 / D ( Q & C)] 

D . R . MEHRA, Under Secy. 


मई दिल्ली , 11 अक्तूबर , 2001 


का . नि . आ . 215 . - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर , डगशाई ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए ले. कर्नल एस. चक्रवर्ती को छावनी बोर्ड, उगशाई का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल डी . डी . घेतल के स्थान पर किया गया 
है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 


[ फा. सं. 19/ 54 / गशाई / सी/ डीई/ 2001/ 4603 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा, अपर सचिव 


New Delhi, the 11th October, 2001 


S . R . O . 215. — In pursuance of Sub -section (7 ) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifies that Lt. Col. S . Chakravarti has been nominated as members of the Cantonment Board , 
Dagshai by the Station Commander , Dagshai in excrcise of the powers conferred under clause ( e) of Sub - section ( 3 ) of 
Section 13 of that Act vice Lt. Col . D . D . Chetal whose resignations have been accepted . 


[ F. No . 19/ 54/ Dagshai/ C/ DE/ 2001/ 4603/ D ( Q & C )] 

D . R MEHRA, Under Secy . 


672 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 10 , 2001/KARTIKA 19 , 1923 


[ PART II --- SEC. 4} 


नई दिल्ली , 11 अक्तूबर, 2001 
का . नि . आ . 216. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , दक्षिण कमान् द्वारा मेजर सौमित्रा दप्त का त्यागत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड, अहमद नगर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19 / 14 / अहमदनगर/ सी/ डीई/ 2001 / 4522 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 11th October, 2001 
S. R. 0 . 216. - In pursuance of Sub-section ( 7) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notiſies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Ahmednagar by 
reasons of acceptance by the General Officer Commanding- in -Chief , Southern Command of resignation ofMajor Soumitra Dutt. 

[ E. No. 19 /14/ Ahmednagar/ C /DE/ 2001/ 4622 / D ( Q & C )] 

___ D. R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2001 
का . नि. आ . 217 . - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर अहमदनगर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3) के खण्ड ( घ ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मेजर एम . पी . सिंह को छावनी बोर्ड, अहमदनगर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर सौमित्रा दत्त के स्थान पर किया गया है 
जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/14/ अहमदनगर/ सी / डीई / 2001 / 4622 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अपर सचिव 
New Delhi, the 11th October, 2001 
S. R. O . 217 . - - Inpursuance of Sub - section ( 7) of Section13 of the Cantonment Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifies that Major M . P. Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board , 
Ahmednagar by the Station Commander , Ahmednagar in exercisc of the powers conferred under clause (e) of Sub 
section (3 ) of Section 13 of that Act vice Major Soumitra Dutt whose resignations have been accepted . 

[ E. No . 19/14/ Ahmednager / C /DE/2001/4622/ D ( Q & C ) ] 

D . R , MEHRA , Under Secy. 
नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 2001 
का. नि . आ . 218. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर. कमांडिंग - इन - चीफ , मध्य कमान् द्वारा मेजर राजकुमार का त्यागत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी 
बोर्ड , आगरा में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19/ 42/ आगरा/ सी/ डीई / 2001/ 4772/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd October, 2001 
S . R . O . 218 . - In pursuance of Sub -section (7 ) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Agra by reasons 
of acceptance by theGeneral Officer Commanding - in -Chief, Southern Command of resignation ofMajor RajKumar. 

[ E. No . 19/ 42/ Agra/ C/ DE/ 2001/ 4772/ D ( O & C)] 

___ D . R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली , 22 अक्तूबर , 2001 
का . नि . आ . 219. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए ले. कर्नल परमजीत को छावनी बोर्ड, आगरा का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर राजकुमार के स्थान पर किया गया है जिनका 
त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं . 19 / 42 / आगरा / सी / डीई/ 2001/ 4772/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 22nd October, 2001 
S .R . O . 219 . – In pursuance of Sub - section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifies that Lt. Col. Paramjeet Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board , 
Agra by the Station Commander , Agra in exercise of the powers conferred under clause ( e) of Sub - section ( 3 ) of Section 
13 of that Act vice Major RajKumar whose resignations have been accepted . 

[ E. No . 19/42 / Agra / C/ DE/ 2001/ 4772/ D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA, Under Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Presm, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


